निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
( सं० पटना 1003) पटना , मंगलवार , 9 दिसम्बर 2014 


कार्यालय निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना 


प्रभार – प्रतिवेदन 

28 नवम्बर 2014 
सं0 07 / नि . (विधि - 12 ) विविध - 89 / 2014 - 6588 — चिट्स फंड अधिनियम, 1982 की धारा - 62 के अनुपालन 
में बिहार सरकार, वित्त ( सांस्थिक वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या - 08 / एन. बी. एफ . सी . - 105 / 2014, 1313 दिनांक 
09 - 09 - 2014 के आलोक में मैं , हुकुम सिंह मीना, भा . प्र. से., निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार निबंधक , चिट्स बिहार 
का प्रभार ग्रहण करता हूँ । 

आदेश से . 
हुकुम सिंह मीना, 
निबंधक, सहयोग समितियाँ । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1003-571 + 20 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


